रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 26 , 2018 / श्रावण 4 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 26 , 2018 /SHRAVANA 4 , 1940 


सं . 280 ] 
No. 280 ] 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( उच्चतर शिक्षा विभाग) 
( महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 जुलाई, 2018 
फा . सं. 006/प्रशा./1(1)/ 2014/7765 . – महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अधिनियम , 1996 
( 1997 का 3) की धारा 20 के उपबंध ( 1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए कुलाध्यक्ष ने कोर्ट, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय 
हिंदी विश्वविद्यालय के परिनियम , 1996 में निम्नांकित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है : 
2. (1) ये परिनियम महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (संशोधित) परिनियम, 2018 कहे जाएंगे । 
___ (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 
3. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिनियम के परिनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: 
“ 11. (1) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे 

पदेन सदस्य 
i. कुलाधिपति ; 
ii. कुलपति ; 
iii . प्रतिकुलपति ; 
iv . कार्य- परिषद द्वारा नामित कार्य- परिषद के दो सदस्य : 

विद्यापीठों के प्रतिनिधि 
i. कुलपति द्वारा नियुक्त दो अधिष्ठाता जिनकी नियुक्ति चक्राधार पर वरिष्ठतानुसार होगी । 


4308 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


ii. कुलपति द्वारा नियुक्त दो विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक/ संस्था प्रमुख जिनकी नियुक्ति चक्राधार पर वरिष्ठतानुसार 

होगी । 
iii. पुस्तकालयाध्यक्ष; 
iv. वित्ताधिकारी: 


शैक्षिक व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि 
1. कुलाध्यक्ष द्वारा नामित छ: सदस्य जिसमें एक महिला , एक विधिक सलाहकार तथा व्यवसाय , उद्योग तथा 
वाणिज्य क्षेत्रों से 4 सदस्य ; 

अन्य नामित सदस्य 
1. अधिष्ठाता तथा विभाग प्रमुखों को छोड़कर सभी प्रोफेसर ; 
2. चक्राधार पर वरिष्ठता के अनुसार दो एसोसिएट प्रोफेसर तथा दो सहायक प्रोफेसर ; 
3. कुलपति द्वारा नामित दो विद्यार्थी प्रतिनिधि; 

4. कुलपति द्वारा नामित दो गैर - शैक्षणिक कर्मचारी : 
2) कुलसचिव कोर्ट के पदेन सचिव होंगे । 
3) पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के समस्त सदस्यों का कार्यकाल नामांकन तिथि से तीन वर्ष होगा । 

विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा गैर - शैक्षणिक कर्मचारियों का कार्यकाल नामांकन तिथि से एक तथा दो अकादमिक वर्ष होगा । 
4 ) कोर्ट की बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा । 

प्रो . कृष्ण कुमार सिह, कुलसचिव 

विज्ञापन-III /4/ असा./156 /18] 
फुटनोट : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परिनियम , 1996 तथा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी 

विश्वविद्यालय अधिनियम , 1996 ( 1997 क्रमांक 3) के साथ अधिनियम की अनुसूची के रूप में प्रकाशित तथा 
एफ.नं . 006 / प्रशा./1(1)/2014/7765 , दिनांक 20 दिसंबर , 2017 के द्वारा संशोधित । 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


(Department of Higher Education ) 


(MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA , WARDHA ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th July , 2018 


F . No. 006 / Admn./ 1 (1 )/2014 /7765 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 20 of the Mahatma Gandhi Atarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya , Wardha Act, 1996 (3 of 1997 ), the 
Court, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amedments further to amend the Mahatma 
Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Statutes, 1996, namely: 
2 . (1) These Statutes may be called as the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya 
(Amendment) Statutes, 2018 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


3. In the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Statutes, for Statute 11, the following 
Statute shall be substituted , namely: 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 11. (1 ) The Court shall consist of the following members, namely: 

EX -OFFICIO MEMBERS 
(i) The Chancellor ; 
( ii ) The Vice -Chancellor; 
(iii ) The Pro -vice - Chancellor; 
(iv) Two members of the Executive Council, nominated by the Executive Council amongst them ; 

REPRESENTATIVES OF SCHOOLS 
(i) Two Deans by Seniority from each School, on rotation basis 
( ii ) Two Head of Departments / Director of Centres / Head of Institutions by Seniority , on rotation basis ; 
(iii ) Librarian ; 
(iv ) Finance Officer ; 

PERSONS REPRESENTING LEARNED PROFESSIONS , INDUSTRY AND COMMERCE 
(i) Six persons to be nominated by the Visitor consisting of one female member, one legal practitioner , and 
four members representing other learned professions, industry and Commerce ; 

OTHER NOMINATED MEMBERS 
( i) All Professors other than the Dean and Head of Departments ; 
(ii) Two Associate Professor and two Assistant Professor , by seniority , on rotation basis; 
( iii ) Two student representatives, nominated by the Vice-Chancellor; 
(iv ) Two non -teaching employees, nominated by the Vice -Chancellor; 


(2 ) The Registrar shall be the ex -officio Secretary to the Court. 
( 3) All members of the Court, other than ex - officio members, shall hold office for a period of three years 

from the date of their nomination : 
Provided that the tenure of student representative and non -teaching employees shall be for a period of 

one academic year and two years respectively from the date of their nomination . 
(4 ) One-third members of the Court shall form a quorum for the meeting of the Court." 

Pro . KRISHNA KUMAR SINGH , Registrar 

[ADVT.-III /4 /Exty ./ 156 / 18 ] 
Foot Note : The Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Statutes , 1996 were published 

along with the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996 (3 of 1997 ) 
as a Schedule annexed to the Act and were last amended vide F.No. 006 / Admn./1 (1)/2014 /7765 , 
date 20th December, 2017 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018.07.26 20: 17:24 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


